पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 50 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2023--अग्रहायण 24, शक 945 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग 2 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक सितम्बर 2023 


क्रमांक ई 7-0/2023/CH-2.— Wes शासन एतद्द्वारा श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. (2008), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा 
अतिरिक्‍त प्रभार संचालक, बजट, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ 
विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


309 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


30 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2023 [ भाग ॥ 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 नवम्बर 2023 


क्रमांक Wh-7-77/2074/el-FS/ ATH. USA शासन एतदद्वारा श्री हिमांशु गुप्ता ( भापुसे-994 ), अति. पुलिस महानिदेशक 
(प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 0S-42-2023 से 08-72-2023 (कुल 04 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 09 एवं 0 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 
है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता, भापुसे आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, 
छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे. 


3. अवकाश काल में श्री गुप्ता (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता ( भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 
5. हिमांशु गुप्ता ( भापुसे-994 ), अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के Sad अवकाश अवधि 
में उनका प्रभार श्री प्रदीप गुप्ता ( भापुसे-995), अति. पुलिस महानिदेशक (यो./प्र. एवं तकनीकी सेवायें ), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर छ.ग. 


को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 73764/3077/2-A/S.7./2023.— WF शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 24/ 
दो-3-/2023/गोपनीय/2023 दिनांक 7-08-2023 की अनुशंसा के अनुपालन में श्री कृष्णकांत भारद्वाज, सदस्य, निम्नतर न्यायिक सेवा, वर्तमान 
पदस्थापना, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) का त्याग पत्र दिनांक 
3-07-2023 को स्वीकार करते हुए, त्याग पत्र Wega feaioh 34-07-2023 से स्वीकार करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 3766/2958/2-A/S.7./2023.— WF शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 05/ 
दो-3-/2023/गोपनीय/2023 दिनांक 70-08-2023 की अनुशंसा के अनुपालन में श्री अमित मात्रे, सदस्य, निम्नतर न्यायिक सेवा, वर्तमान 
पदस्थापना, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़ ) का त्याग पत्र दिनांक 26-06-2023 को स्वीकार करते हुए, 
उनके द्वार प्रस्तुत त्याग पत्र को दिनांक 07-7-2023 से स्वीकार करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 75 दिसम्बर 2023 3ll 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


सुकमा, दिनांक 3] अक्टूबर 2023 


क्रमांक/3064/रीडर/अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सुकमा 
(ख) तहसील-सुकमा 
(ग) नगर/ग्राम-चिकपाल 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.780 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर A) 

() (2) 

799 0.76 

797/2 0.027 

796/2 0.06 

792 0.039 

669 0.065 

80 0.028 

772 0.083 

77 0.02 

668 0.220 

666 0.029 

677 0.064 

673 0.036 

योग 2 0.780 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केरलापाल से 
बटनवाड़ा मार्ग के किमी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं 
पहुंच मार्ग हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), सुकमा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
Ble. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी 
भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, 
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


मनेन्द्रगढ़, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


भू-अर्जन प्रकरण HATH 202304337300007.— चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद (॥) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2023 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 203 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-मनेद्धगढ़ चिरमिरी भरतपुर 
(ख) तहसील-खड़गवां 
(ग) नगर/ग्राम-मंगोरा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.06 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(7) (2) 
363/3 0.0 
384/2 0.05 


426/2 0.04 


3i2 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2023 [ भाग ॥ 


(१) (2) (4) (2) 
363/2 0.04 439 0.02 
426/ 0.08 

योग १4 .06 
384/ 0.05 
390 0.26 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवाडांड़ से 
अल See पेण्ड़ी व्हाया मंगोरा मार्ग पर बुधरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं 

पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन. 
393/ 0.02 
393/2 0.07 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
393/3 0.07 (रा.), खड़गवां के कार्यालय में किया जा सकता है. 
393/4 0.07 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

430 0.32 नरेन्द्र दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 9th November 2023 


No. 4879/III-6-3/2023 (Virtual Courts).—The Chief Judicial Magistrate (CJM), Raipur is directed to work as 
Judge of the Virtual Court in addition to his own work for hearing of traffic challan cases of District-Raipur. 


Bilaspur, the 9th November 2023 


No. !488]/Checker/III-6-!/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of 
Section |l read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 973 (Act No. 2 of 974), the High Court 
of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Vikas Khandey, J.M.S.C., 
Janjgir. 


Bilaspur, the 25th November 2023 


No. 933/Confdl./2023/M-2-72/200 (Part-V).—The seniority of the following Members of Lower Judicial 
Service, who were selected and appointed in the category of Civil Judge (Senior Division) against the vacancies 
notified in the category of Civil Judge (Senior Division) in the Year 2020, is hereby, redrawn in accordance with 
Rule 5(2) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, and shall 
be as mentioned in the table below :— 


TABLE 


S.No. Name of Judicial Officer 
() (2) 


Smt. Neha Yati Mishra 
Shri Dilli Singh Bahgel 
Smt. Apurva Dangi 

Shri Bhaskar Mishra 


Shri Praveen Mishra 


i Ne 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 75 दिसम्बर 2023 


33 


(l) (2) 
6. Smt. Prateeksha Agrawal 
7. Ku. Mayura Gupta 
8. Ku. Astha Yadav 
9. Smt. Nidhi Sharma 
0. Smt. Tanu Shree Gavel 
Il. Smt. Deepti Singh Gaur 
2. Shri Pallve Raghuvanshi 
3. Shri Bhupesh Kumar Basant 
4. Ku. Chetna Thakur 
5. Ku. Seema Kanwar 
6. Smt. Jasvinder Kaur Ajmani Malik 
7. Shri Aslam Khan 
8. Shri Anand Kumar Singh 
9. Shri Shiv Prakash Tripathi 
20. Shri Ramesh Kumar Chauhan 
2l. Shri Lokesh Kumar 
22: Smt. Suman Singh 
23. Ku. Rupal Agrawal 


By order of the High Court, 


ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2023 


क्रमांक 507/दो-3-2/2006.--श्री अरविन्द कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन 


Ua feat 06--2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 04-7-2027 S 3-0-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में 
शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 3040/2-ब/छ.ग./06 दिनांक 34-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2023 


क्रमांक 508/eI-2-74/205.— श्री सुधीर कुमार, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र 


दिनांक 30-0-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात feats 04-77-2027 से 3-0-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
3040/2I-8/.77./06 दिनांक 3-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


मोहन मेहर, 
प्रभारी बजट अधिकारी. 


34 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 दिसम्बर 2023 [ भाग ॥ 


बिलासपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2023 


क्रमांक 577/eI-2-8/2076.— At संतोष कुमार तिवारी, तत्कालीन रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 
वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-0-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि 
अर्थात feat 07-7-209 से 34-0-202 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण 
की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 73040/2-3/B.7./06 दिनांक 34-0-2006 के 
आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2023 


क्रमांक 573/e-3-26/204.— At सिराजुद्दीन कुरैशी, प्रधान न्यायाधीश, Hera न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
04-08-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 0-7-202 से 34-70-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
3040/2-ब/छ.ग./06 दिनांक 34-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2023 


HAH 574/e-3-7/2020.— श्री अवध किशोर, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके 
आवेदन पत्र Feateh 06--2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात feats 0i-7-2027 से 3-0-2023 हेतु उनके अवकाश 
खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, 
रायपुर के आदेश क्रमांक 3040/2-ब/छ.ग./06 दिनांक 37-70-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


